निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 361) पटना , सोमवार , 11 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

___ 15 जनवरी 2019 
सं० 7 / स्था0 -04 - 13 / 2018 -614 / सा0प्र0 - निदेशक , बिहार जुडिशियल एकेडमी, पटना के पत्रांक - 3342 
दिनांक 11.10.2018 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं धृति जासलीन शर्मा ( DHRITI JASLEEN SHARMA) परीक्ष्यमान 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सासाराम के अभ्यावेदन एवं अभिलेखों के आधार पर भारत सरकार के कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग के संकल्प संख्या - 19016 / 1 / 87 - स्था0 ( ए0 ) दिनांक 12.03.1987 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में 
सम्यक विचारोपरांत समस्त सरकारी एवं निजी कार्यों हेतु सूचित किया जाता है कि जासलीन कौर (JASLEEN 
KOUR) के नाम से जानी जाती थी , अब से धृति जासलीन शर्मा ( DHRITI JASLEEN SHARMA) के नाम से जानी 
जायेंगी । तदालोक में उनकी समस्त सेवा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों को इस हद तक संशोधित समझा जाये । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 361 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih.nic .in 


